झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 363 राँची , 


सत्यमेव जयते 


गुरुवार , 


13 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

4 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 

29 जून , 2022 


संख्या - 13 / वरीय नि ० सं०- 50/2015 का ० 3921 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , सम्प्रति निलंबित , मुख्यालय 
हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त किया जाता है । श्री मिश्रा को उनकी निलम्बन अवधि के लिए 
भुगतान किए गये / भुगतेय जीवन निर्वाह भत्ता ( subsisterce all overnme के अतिरिक्त और कोई 
वित्तीय लाभ देय नहीं होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आसिफ हसन , 

सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 363 

50 


